निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 500 ) 


1 वैशाख 1937 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 21 अप्रील 2015 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

13 अप्रील 2015 
सं0 भा०व०से० (स्था०) - 17 / 2011 ( खण्ड) - 1205 / प०व० श्री सत्यजीत कुमार, भा०व०से० का स्थानान्तरण 
विभागीय अधिसूचना संख्या - 435 दिनांक 10.02. 2015 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका के पद पर किया गया था । 
समीक्षा के क्रम में यह स्थानान्तरण आदेश सिविल सेवा बोर्ड की अनुशंसा से भिन्न पाये जाने की स्थिति में कारण की 
अस्पष्टता के फलस्वरूप इसे भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या - जी०एस०आर० - 69 ( ई०) दिनांक 28 .01.2014 
के द्वारा संशोधित नियम - 2 ( क ) (5) के प्रतिकूल माना गया । 

अतएव अधिसूचना संख्या - 435 दिनांक 10.02. 2015 को संशोधित करते हुए सिविल सेवा बोर्ड की अनुशंसा के 
अनुरूप श्री सत्यजीत कुमार, भा०व०से० को वन प्रमंडल पदाधिकारी , तिरहुत वन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रत्नेश झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 500 -571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


